“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट | 38 सि . से . भिलाई , दिनांक 
30 - 05 - 2001. " 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2012 - 2015. " 


सत्यपरचम 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 33 ] 


रायपुर , मंगलवार , दिनांक 21 जनवरी 2014 -~ ~- माघ 1 , शक 1935 


- 


- 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 16 जनवरी 2014 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 1/ 2013/ 1/ 5. – राज्य शासन , एतद्द्वारा, नगर पंचायत चन्द्रपुर जिला - जांजगीर - चांपा एवं नगर पंचायत भटगांव 
जिला - बलौदाबाजार के अध्यक्ष को वापस बुलाने हेतु मतदान के लिए, उक्त नगर पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र के शासकीय कार्यालयों में मतदान के लिए नियत 
तिथि गुरुवार दिनांक 23 जनवरी, 2014 को सामान्य अवकाश घोषित करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जी . आर. चुरेन्द्र, उप - सचिव . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014. 


